... 


MO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


3 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 508 राँची, सोमवार, 


24 जून , 2019 ( ई ० ) 


, 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
3 जून , 2019 ई० | 


संख्या -11/बंदी विविध-04/ 2018- 2856 गृह मंत्रालय , भारत सरकार के 
पत्रांक- V -17013/17/2018- PR, दिनांक-31.07.2018 के आलोक में भारत के संविधान के 
धारा -161 में प्रदत्त शक्ति के तहत् राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150 वीं वर्षगांठ के 2nd 
Phase में निम्नवत् दो बंदियों को विशेष परिहार प्रदान कर कारामुक्त करने का 
निर्णय लिया गया है 


क्र ० 


1 


1 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
सजावार बंदी का नाम , कारा का नाम , जहाँ 

पता 

सत्रवाद सं ० एवं धारा 
पिता का नाम एवं उम संप्रति निरुद्ध है 
2 3 4 

5 
Jagdish Ahir, 

Central Jail , Hotwar, | Vill . + Po.- Banamundi , ST - 615 /16 
S /o.- Late Guru Prasad 

Ranchi. Distt.- West Bengal, 

GR- 3946/ 16 
Ahir 

At present :- Ali Motor Tola , Tamar- 58/ 16 
Ps.- Tamar , Distt.- Ranchi. u/ s - 324 IPC & 04 of 

prevention of witch 

practices Act , 1999 
Ajay Kumar, 

Distt . Jail , Chaibasa . Vill.- Gopabandhupalli, GR- 87/ 17 
S / o- Binod Kandulna 

P.S.- Plant Site , Raulkela , Rail P.S. CKP Case 
Distt.- Sundargarh, Orisa. No. - 07/ 2017 u/ s- 414 

IPC Court of Rly J.M.at 
Chakradharpur. 


2 


पत्र में 


संबंधित काराधीक्षक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक 
उल्लिखित शर्तों के निमित्त पुनः समीक्षा कर संतुष्ट होने के उपरान्त नियमानुसार 
कारामुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश 

कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 508 


50 


